निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 अग्रहायण 1935 ( श ) 
( सं0 पटना 871 ) पटना, वृहस्पतिवार , 28 नवम्बर 2013 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग 


क्र0 


अधिसूचना 

29 अक्तूबर 2013 
सं0 कारा / स्था0 ( प्रो०) - 10 - 14 / 2013 - 219 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रोबेशन संवर्ग के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों 
के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300 - 34800 / -, ग्रेड पे - 4200 / - में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत 
अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है । 
नाम 

गृह जिला संयुक्त आरक्षण कोटि अभ्युक्ति 
सं० 

मेधा 

क्रमांक 
2 

56 
जयंत गौतम 

मुजफ्फरपुर 

327 

सामान्य 
शिखा कुमारी 

पटना 373 

सामान्य 
नरोतम कुमार 

सीवान 382 

सामान्य 
अरूण कुमार 

नालन्दा 391 

सामान्य 
संजय कुमार 

___ कैमुर 

424 

__ सामान्य 
रवि प्रकाश उपाध्याय । गाजीपुर ( उ० प्र० ) 431 

सामान्य 
दीपक कुमार 

समस्तीपुर 

453 

सामान्य 
8 | प्रशान्त सिंह बिष्ट लखनऊ ( उ० प्र० ) 462 

सामान्य 
कुमार अभिनव 

पटना 481 

सामान्य 
कुमार रौनक पूर्वी चम्पारण 

490 

सामान्य 
11 | कुमार राजहंस 

भागलपुर 

495 

सामान्य 
12 आशुतोष गोस्वामी 

छपरा 497 

सामान्य 
रंजीत कुमार 

नवादा 502 

सामान्य 
| 14 सिम्पल कुमारी 

रोहतास 531 

सामान्य 


13 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 नवम्बर 2013 


क्र० 


नाम 


गृह जिला 


आरक्षण कोटि 


अभ्युक्ति 


सं0 


संयुक्त 
मेधा 
क्रमांक 


पूर्णिया 


16 


17 


गोरखपुर ( उ० प्र० ) 
पूर्वी चम्पारण 

सुपौल 
बलिया ( उ0 प्र0 ) 
मुजफ्फरपुर 

छपरा 


19 


21 


गया 


24 


25 


26 


28 


2 
15 मो० इजाज आलम 

हदयानंद पाण्डेय 

चन्द्रलता कुमारी 
18 

नम्रता रूही 

सुनील प्रसाद गुप्ता - 
20 संजीव राहुल 

__ मनीष कुमार 
22 फिरोज आलम 

राजीव कुमार 
राजु कुमार चौहान 
___ बिहारी लाल 

दुर्गा नन्द सिंह 
27 राम प्रवेश राय 

अरूण कुमार 
29 

अरूण कुमार 
30 

जय कुमार 
___ 31 

अमित सिंह 
___ 32 हितेश कुमार यादव 

नवनीत कुमार 
राखी कुमारी 

भवानी शंकर 
36 

गीता सिंह 

जयश्री कुमारी 
__ 38 मो0 शाहीद अंजुम 
___ 39 __ कुन्दन कुमार 
___ 40 कुमार नरेन्द्र नीरज 
___ 41 ____ प्रतीभा कुमारी 
42 अवनिश कुमार 

आभा कुमारी 
44 | 

अभय कुमार हरिजन 

राजु कुमार 

संजय बैठा 
47 | संजीव कुमार पासवान 
__ 48 सुमित्रा रजक 

संजु कुमारी 


553 
559 
580 
592 
596 
597 
600 
780 
808 
816 
819 
821 
830 
831 
842 
843 
844 
847 
947 
956 
1128 
1129 
1152 
1179 
1186 
1192 
1394 
1454 
1558 
1668 
1706 
1858 
1862 
1865 
2573 


5 
सामान्य 

सामान्य 
__ सामान्य 

सामान्य 
सामान्य 
सामान्य 

सामान्य 
अत्यंत पिछडा वर्ग 

पिछडा वर्ग 
अत्यंत पिछडा वर्ग 
पिछडा वर्ग 
पिछडा वर्ग 
पिछडा वर्ग 
पिछडा वर्ग 
अत्यंत पिछडा वर्ग 
पिछडा वर्ग 
पिछडा वर्ग 
पिछडा वर्ग 
अत्यंत पिछडा वर्ग 
पिछडा वर्ग की महिला 

अनुसूचित जाति 
| पिछडा वर्ग की महिला 

अत्यंत पिछडा वर्ग 
अत्यंत पिछडा वर्ग 
अत्यंत पिछडा वर्ग 
अत्यंत पिछडा वर्ग 
अनुसूचित जाति 
सामान्य (विकलांग ) 

अनुसूचित जाति 
| अनुसूचित जाति 

अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जाति 
(विकलांग ) 


मधेपुरा 
पश्चिम चम्पारण 

पटना 
दरभंगा 
समस्तीपुर 

मधेपुरा 
पूर्वी चम्पारण 
बक्सर 
गया 
छपरा 
भागलपुर 
पटना 
बांका 
रोहतास 
पटना 
दरभंगा 
पटना 
दरभगा 
किशनगंज 

पटना 
रोहतास 
भागलपुर 
मुजफ्फरपुर 
समस्तीपुर 

गया 
औरंगाबाद 
बेगुसराय 


33 


34 
35 


37 


43 


45 
46 


49 


2. अभ्यर्थियों को तत्काल औपबंधिक रूप से छ: माह के लिए इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि 
यदि विशेष शाखा या पुलिस अधीक्षक से उनके संबंध में , तथा उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अन्य प्रमाण 
पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जायेगी तो संबंधित अभ्यर्थी 
की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी । 

3. छ: माह के बाद सेवा विस्तारित किये जाने की स्थिति मे इन सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि 
दो वर्षों की होगी तथा उनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेघा क्रमांक के 
अनुरूप होगी । 

4. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 06.11.2013 को नियुक्ति पत्र के साथ अपना 
योगदान निश्चित रूप से महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 नवम्बर 2013 


5. जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित शैक्षणिक / जाति / आवासीय 
प्रमाण - पत्र इत्यादि समर्पित / प्रस्तुत नहीं किया है, वे योगदान के साथ उक्त वांछित प्रमाण - पत्र निश्चित रूप से 
समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

6. प्रत्येक अभ्यर्थी को अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे मूल रूप से 
संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

7. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0 1919 दिनांक 18.01.76 के अनुपालन में 
दहेज न लेने संबंधी घोषणा - पत्र अनिवार्य रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 871-571 +100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


